निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 410 ) 


19 श्रावण 1931 ( TO ) 
पटना, सोमवार , 10 अगस्त 2009 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

6 अगस्त 2009 
सं0 16 / सी.1 - 76 / 2005 - 738- स्वा०, ( दे०चि०) — सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या - 10445 / 2005 डॉ0 राजेन्द्र 
प्रसाद दूबे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 24 अक्तूबर 2008 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में 
डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद दूबे, तत्कालीन प्रवाचक , राजकीय श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय, बक्सर ( अहिरौली) की सेवा 
समायोजन के मामले की न्यायादेश में निहित निदेशों के तहत् नए सिरे से समीक्षा / जाँच हेतु निम्नलिखित 
पदाधिकारियों की पुनर्समीक्षा समिति गठित की जाती है — 
1. अपर आयुक्त 

अध्यक्ष 


स्वास्थ्य विभाग, बिहार , पटना । 


2. श्री डी0एन0 शर्मा 


सदस्य 


संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( दे०चि० ) 


बिहार, पटना । 


3. श्री रामचन्द्र पासवान 


सदस्य 


संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग 


बिहार, पटना । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 अगस्त 2009 


4. डॉ0 देवब्रत नारायण सिंह 

सदस्य 
प्रवाचक , राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय , पटना 

- सह - सदस्य भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद । 

2. समिति पूर्व में स्क्रीनिंग समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं एवं सभी अभिलेखों के आधार पर न्यायादेश 
के अन्तर्गत जारी निदेशों के अधीन डॉ0 दूबे के मामले की विधिवत समीक्षा करके उनकी सेवा समायोजन करने 
अथवा नहीं करने संबंधी सकारण अनुशंसा / प्रतिवेदन समर्पित करेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

देवेन्द्र नाथ शर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 410 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


